रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


- 


- 


मयबजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्डत 
PART I - Section I 


ग 


। 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 220 ] 
No. 220 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 12 , 1997 / कार्तिक 21, 1919 
NEW DELHI,WEDNESDAY,NOVEMBER 12, 1997/KARTIKA 21, 1919 


- 


- 


वाणिज्य मंत्रालय 


सार्वजनिक सूचना संख्या 55 ( पी एन )/ 1997 - 2002 


नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1997 


फाईल सं. पी. आर. यू . ए एस / 97098 / एम . बी . 1 - : सा. आ . संख्या 28३ ( अ ), तारीख 31 - 3 - 97 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण 
के भाग- 2, खण्ड - 3 उपखण्ड - ( 2 ) में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4. 11 के अधीन प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( भाग -1 ), 1997 - 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं । 


1 . पैराग्राफ 4.15 में निम्नलिखित को उप पैराग्राफ ( क ) ( 4 ) के रूप में शामिल किया जायेगा : 


“ ( क ) ( 4 ) : परियोजना/ टर्नकी प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम लाइसेंस 


परियोजना के कार्यान्वयन की संविदा अवधि के साथ - साथ समय 


विशेष अग्रदाय लाइसेंस 

समाप्त होगा । " 
2. पैराग्राफ 8. 8 में वाक्यांश " पैराग्राफ 15.2 " को ठीक करके " पैराग्राफ 15.3 " पढ़ा जायेगा । 
3. पैराग्राफ 8.79 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा : 

"स्वर्ण प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन परिशिष्ट 15क में उल्लिखित प्रलेखों सहित उसी परिशिष्ट में दिये गये फार्म पर परिशिष्ट 
29 में यथा उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाये । जिस माह में निर्यात किया गया हो आवेदन पत्र उस माह से छ: महीने के भीतर 
प्रस्तुत किया जायेगा । पैराग्राफ 8.7 और 8.8 के उपबंध स्वर्ण प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए भी लागू होंगे । तथापि, आवेदक को पैराग्राफ 8. 36 की 

शर्तों के अनुसार निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । " 
4 . पैराग्राफ 10 .7 के दूसरे वाक्य को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा : 

" ई ओ यू/ई पी जेड को आपूर्ति करने के मामले में विकास आयुक्त से विशेष अग्रदाय लाइसेंस को छोड़कर, डी टी ए. यूनिट भान्य निर्यात के 
लाभों का दावा करेगा । " 


2913 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART IL- SEC. 1] 


5. पैराग्राफ 10. 15 ( 4 ) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा : 


" ब्रांड दर के निर्धारण के लिए वैयक्तिक आदेश या परियोजना से संबंधित एकल संविदा के अधीन कवर अंतिम आपूर्ति की तारीख से 6 माह 
के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । ब्रांड दर के अधीन शुल्क वापसी के दावे के लिए आवेदन पत्र, प्रांड दर के निर्धारण की तारीख 
से अथवा. भुगतान की तारीख, जो भी बाद में हो , से छ: माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा । पैराग्राफ 15. 16 में यथा उल्लिखित 
लेट कट की व्यवस्था इस उप पैराग्राफ के अधीन भी लागू रहेगी । " 
6. पैराग्राफ 11.11 ( ख ) के अंतिम उप पैराग्राफ में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा : 

" 1 अप्रैल 1997 से प्रभावीनिर्यात के संबंध में उपर्युक्त ( क ) और ( ख ) में उल्लिखित ऐसे आवेदनों को छ: माह की अवधि के भीतर, ऐसे 
छ: महीनों की समाप्ति पर छमाही आधार ( अर्थात अप्रैल -सितम्बर और अक्तूबर- मार्च) पर निर्यात से प्राप्त आय के प्रति परिशिष्ट 20 ख में 
दिए गए फार्म में प्रस्तुत करना होगा " । 
7. निम्नलिखित को पैराग्राफ 11.13 के तौर पर जोड़ा जायेगा : 
11, 13 ( 1 ) 1996 - 97 अवधि के दौरान जिन निर्यातकों को निर्यात सदन/व्यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन के तौर पर 
मान्यता दी गई थी वे 1996 - 97 के दौरान किए गएनिर्यातों के लिए पैराग्राफ 11.11 ( क ) के अनुसार विशेष आयाल लाईसेंस हेतु भी पात्र 
होंगे, बशर्ते 
( क ) 1 -4 -97 से शुरु अवधि के दौरान उन्हें पुनः ऐसी मान्यता प्राप्त हुई हो और पैराग्राफ 12 .8 के अनुसार मौजूदा लाईसेंसिंग वर्ष आधार 
पर विशेष आयात लाईसेंस प्राप्त करने का विकल्प चुना हो, अथवा 
( ख ) 1 -4 - 97 से शुरु अवधि के दौरान ऐसी मान्यता प्राप्त करने में वे असफल रहे हों । 
( 2 ) विशेष आयात लाईसेंस का लाभ दिया जाएगा बशर्ते इन निर्यातकों ने 1996 - 97 के दौरान किए गएनिर्यातों हेतु निर्यात सदन/व्यापार सदन/ 
स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन के तौर पर विशेष आयात लाईसेंस प्राप्त न किया हो । 
( 3 ) प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) 1996 - 97 के परिशिष्ट - 14 - भाग - ख में दिए प्रपत्र के अनुसार 31 दिसम्बर , 1997 तक ऐसे विशेष आयात 

लाईसेंस हेतु एक समेकित आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा । 
3 . पैराग्राफ 13.5 के अंतिम वाक्य को निम्न अनुसार संशोधित किया जायेगा : 

" तथाति,निर्यात सदन/ व्यापार सदन / स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन फियो द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में फियो के पास मासिक विवरण 
भी भेजेगा। " 


9. पैराग्राफ 14.2 में , प्रथम वाक्य संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जायेगा : -- 

नोति के पैराग्राफ 14.4 के प्रावधानों के अनुसार जिन विनिर्माताओं/ संसाधकों ने परिशिष्ट - 32 ख में उल्लिखित एजेंसियों से आई एस ओ 
300 ( सीरीज ) का गुणवत्ता स्तर प्राप्त कर लिया है वे विशेष आयात लाईसेंस को प्राप्त करने के पात्र होंगे । 


10. पैराग्राफ 15.10 ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखित अभिव्यक्ति " आर ए एल सी " हटा दी जाएगी । 
11. परिशिष्ट - 11 ख के आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले कागजातों की क्रम संख्या - 2 में उल्लिखित अभिव्यक्ति " समदी लेखाकार " 

का प्रमाण पत्र को ठीक करके सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र/ लागत और निर्माण लेखाकार का प्रमाण पत्र " पढ़ा जायेगा । 
12. परिशिष्ट - 11 ख के आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले कागजातों की क्रम संख्या -3 पर उल्लिखित अभिव्यक्ति " सनदी 

लेखाकार " को ठीक करके " सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र/ लागत और निर्माण लेखाकार का प्रमाण पत्र पढ़ा जायेगा । 


13. परिशिष्ट - 11 के आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले कागजातों के तहत क्रम संख्या - 4 को हटा दिया जाएगा । 


14. परिशिष्ट - 17 के भाग - ग के तहत क्रमांक - 21 को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा : 

" अदा किए गए टर्मिनल उत्पाद शुल्क की राशि दर्शाने वाला केन्द्रीय उत्पादक शुल्क का बीजक और तदनुसार . आर टी - 12 अथवा अदाकिए 

गए टर्मिनल उत्पाद शुल्क की राशि दर्शाने वाला बीजक जिसे उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा प्रमाणित किया गया हो । " 
15. परिशिष्ट - 17 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज के तहत क . अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी के लिए की क्रम संख्या 

( 1 ) में सनदी लेखाकार/ लागत और कार्य लेखाकार शब्द को हटा दिया जाएगा । 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16. परिशिष्ट - 17 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज के तहत क. अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी के लिए की क्र . सं. ( 6 ). 

को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा : 
" उत्पाद प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित तदनुरूप आर टी - 12 सहित मूल निविष्टि स्टेज बीजक, अथवा उत्पाद प्राधिकारी द्वारा विधिवत् 

प्रमाणित बीजक जिसमें दिए गए अंतिम उत्पाद शुल्क को दर्शाया गया हो । " 
17. " अतिरिक्त दस्तावेज अपेक्षित हैं जहां कहीं शुल्क वापसी की प्रॉण्ड दर का दावा किया गया है " के तहत अन्त में परिशिष्ट - 17 में 

निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जायेगा : 
" टिप्पणी : - सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के मामले में , डीबीके विवरण उत्पादन अध्यक्ष और वित्त विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित/ प्रमाणित 

होगा । " 
18. परिशिष्ट 19, भाग - 2, पैराग्राफ 8 में कालम 8 और 9 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा : 


जारी सभी लाइसेंसों ( लाइसेंसिंग वर्ष वार) का लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य जाना जारी डी ई पी बी मूल्य का 2.5 गुणा ज 2.5 गुणा जमा नामित 
अभिकरणों से प्राप्त शुल्क मुक्त स्वर्ण/ चांदी/ प्लेटिनम का लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य, ई पी सी जी लाइसेंसों, विशेष आयात लाइसेंस और वैधता 
अवधि के भतर वापस किए गए लाइसेंसों को छोड़कर 


फर्म द्वारा 


सहायक कम्पनी 


( 8 ) 
19. परिशिष्ट 19 में, मनदी लेखाकार/ लागत और कार्य लेखाकार / कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र की क्र . सं. (3 ) को संशोधित करके निम्नानुसार पदा 

जायेगा : 
निवल विदेशी मुद्रा पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से निम्नलिखित को घटाकर निकाली गई है ( केवल एन एफ ई मानदण्ड के लिए लागू) : 
जारी सभी लाइसेंसों ( लाइसेंसिंग वर्ष वार ) का लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य जमा जारी डी ई पी बी मूल्य का 2.5 गुणा जमानिर्यातक और इसकी 
सहायक कम्पनी दोनों द्वारा नामित अभिकरणों से प्राप्त शुल्क मुक्त स्वर्ण / चांदी/ प्लेटिनम का लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य, ई पी सी जी लाइसेंसों, 
विशेष आयात लाइसेंस और वैधता अवधि के भीतर वापस किए गए लाइसेंसों को छोड़कर । 
इसके लिए मैंने/ हमने आयात लाइसेंसों, आगम - पत्रों, बीजकों, ऋण- पत्रों आदि जैसे सम्बद्ध सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है और इन्हें 

सत्यापित कर लिया है । 
20. परिशिष्ट 20 क में क्रम सं . 4 को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा : - - 

- - -- --- - - - - के प्रति अप्रैल -सितम्बर/ अक्टूबर -मार्च के दौरान प्राप्त भुगतान का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य - - - -- ------ रु. 
21 . परिशिष्ट 20 ख की टिप्पणी 1 में पैराग्राफ 11.10 अभिव्यक्ति को ठीक करके पैराग्राफ 11 . 11 " के रूप में पढ़ा जाएगा । 
22. परिशिष्ट 20 ख की टिप्पणी 1 में आवेदन - पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज के बाद क्रम सं. 5 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा । 

" कम्प्यूटर साफटवेयर सर्विसिज के निर्यात के लिए परिशिष्ट 20 में यथानिर्धारित दस्तावेज दिए जाएंगे " 
23. परिशष्ट 20 ग की " आवेदन - पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की क्रम सं 3 ( ख ) ( iii ) की अभिव्यक्ति " सनदी लेखापाल 
_____ को ठीक करके सनदी लेखापाल प्रमाण - पत्र/ लागत एवं कार्य लेखापाल प्रमाण - पत्र । 
24. परिशिष्ट 20 घ में भाग ख के पहले पैराग्राफ को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा : 

" जारी किए गए ( वर्षवार लाइसेंसिंग ) सभी लाइसेंसों का लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य जमा जारी किए गए डी . ई. पी . बी . मूल्य का 2. 5 गुणा 
जमा ई. पी . सी . जी . लाइसेंसों को छोड़कर मेरे और मेरी सहायक कम्पनी दोनों द्वारा नामित अभिकरणों से प्राप्त स्वर्ण / चांदी/प्लेटिनम का शुल्क 
मुक्त लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य, विशेष आयात लाइसेंस और वैधता अवधि के भीतर सौंपें गए लाइसेंसों का अप्रैल-सितम्बर - - 

--- -- -- / अक्टूबर -मार्च----- -- - - - के दौरान मूल्य रू. -- - - - - हैं । " 
25. परिशिष्ट 20 घ के पैराग्राफ ( 2 ) में सुपर स्टार व्यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन /निर्यात सदन को विशेष आयात लाइसेंस जारी करने के लिए 

सनदी लेखापाल प्रमाणमत्र/ लागत एवं निर्माण कार्य लेखापाल को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा आएगा: 
( 2 ) जारी किए गए ( वर्षवार लाइसेंसिंग ) सभी लाइसेंसों का लागत बीमा - भाड़ा मूल्य अमा जारी किए गए डी.ई. पी बी मूल्य का 2.5 गुणा जमा 

मेरे और मेरी सहायक कम्पनी दोनों के द्वारा नामित अभिकरणों से प्राप्त स्वर्ण/ चांदी/ प्लेटिनम का शुल्क मुक्त लागत- बीमा - भाड़ा मूल्य 
ई. पी . सी . जी . लाइसेंसों, विशेष आयात लाइसेंस और उनकी वैधता अवधि के भीतर सौंपे गए लाइसेंसों को छोड़कर । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part ( Sec . 1 ] 


26, परिशिष्ट 25 के अन्त में टिप्पणी 3 के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : 

" 3 जहाँ कही नीति / प्रक्रिया में विशेष रूप से निर्धारित है वहां भी इसकी आवश्यकता होगी । " 


27. परिशिष्ट 27 में क्रम सं. 19 को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगाः 


उप महानिदेशक , विदेश व्यापार कोनिम्पेक्स्ट्रा गुजरात के जिले 
634 - 636 वेल्जियम टावर, सुरत 

( 1 ) सूरत 
रिंग रोड. . 

( 2 ) वलसाड 
सूरत - 395003. 

( 3 ) डैन्गस 
28. परिशिष्ट 32 ख में टिप्पणी को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा: 
___ " टिप्पणी: कृपया नीति का पैराग्राफ 14.4 और इस प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 14.2 देखें । " 
29 . परिशिष्ट 32 ख में निम्नलिखित क्रम सं . 12 के रूप में जोड़ा जाएगा: 

" क्वालिटी सिस्टम्स सर्टिफिकेशन ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड. " 
( लाइसेंसह रजिस्ट्रार अन्डर दि आफिस आफ एक्यू ए, यू एस ए ) 1 - 10- 214 फर्स्ट फलोर, अशोक नगर, हैदराबाद - 500020 
टेली : 040 - 7635381 

फैक्स : 040 - 7612179 
30. सार्वजनिक सूचना संख्या 36, दिनांक 27 - 8 -97 द्वारा संशोधित परिशिष्ट 42 के पैराग्राफ 1 ( 1 ) को संशोधित करके निन्नलिखित रूप से पढ़ा 

जाएगा: 
" 1 ( 1 ) परीक्षण उत्पादन के संबंध में अग्रिम डी. टी . ए. बिक्री अनुमति लक्षित निर्यात पर बनने वाली हकदारी से अधिक नहीं होगी । और 
ऐसी बिक्री को बाद की हकदारियों के प्रति समायोजित किया जाएगा । अग्रमि डी. टी. ए. बिक्री पर प्रदत्त शुल्क राशि और ऐसे माल पर लागू 
पूर्ण शुल्कों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए एकक द्वारा संबंधित सहायक आयुक्त सीमा शुल्क / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ एक 

बाण्ड निष्पादित करना होगा । " . 
31 . सार्वजनिक सूचमा सं. 36, दिनांक 27 - 8- 97 द्वारा संशोधित परिशिष्ट 42 के पैराग्राफ - 3 ( ख ) को संशोधित करके निम्नलिखित रूप से पढ़ा 

जाएगा: 
3 - ( ख ) नीति के तहत मुक्त रूप से आयात के योग्य मदों को पूर्ण शुल्क के भुगतान पर पैराग्राफ 9.9 ( ङ ) के अनुरूप,निर्यात - आयात नीति 
के पैरा 9.9 ( ख ) और ( ग) के तहत हकदारी के अतिरिक्त डी. टी. ए. में बेचा जा सकता है । बशर्ते एकक ने अनुबद्ध निर्यात दायित्व एवं 
एफ ई पी को पूरा किया हो । 


32. परिशिष्ट 46 में , " टिप्पणी " को संशोधित करके निम्न रूप से पढ़ा जाएगा : 


टिप्पणी : - कृपया इस पुस्तिका का पैराग्राफ 15.14 देखें । 
33. परिशिष्ट 46 में स्तंभ " नाम और पता " के तहत क्रम संख्या 16 में श्री अनिल स्वरूप जोड़ा जाएगा । 

एस. बी . महापात्र, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


( m1-41] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 55 ( PN ) 1997 - 2002 

New Delhi ,the 12th November , 1997 
F . No. PR4/AS/97098 /HB/ 1. - - In exercise of powers conferred under paragraph 4 . 11 of the Export 
and Import Policy , 1997 - 2002, as notified in the Gazette of India extraordinary , Part - II Section 3 Sub -section 
( ii ) vide s. o . No. 283 (E ) dated 31 -3 -97 , the Director General of Foreign Trade hereby makes following 
amendment in the Handbook of Procedures ( Vol. 1 ), 1997 -2002 : 


1 . 


In paragraph 4 . 15 the following shall be inserted as sub paragraph ( aXiv ): 


( axiv ): Advance licence /Special Coterminus with the contracted 
Impresst Ucence for Project/ Turnkey duration of execution of the Project." 
Project 
In paragraph 8 .8 , the expression paragraph 15 . 2 shall be corrected to read as 
paragraph 15. 3 . 


Paragraph 8 :79 shall be amended to read as: 


" The application for Issue of Gold Replenishment Licence may be made to the licensing 
authortty concerned as given in Appendix -29 in the form given in Appendix - 15A 
alongwith documents prescribed therein . The application shall be filed within a period of 
six months following the month during which the exports have been made. The 
provisions of paragraph 8.7 and 8.8 shall also be applicable for Gold Replenishment 
Licence. However, the applicant is required to furnish proof of exports in terms of 
paragraph 8 . 36 ." 


4 . 


In paragraph 10 .7 , the second sentence shall be amended to read as under: 


" In case of supplies to EOU /EPZ , the DTA unit shall claim the benefit of doomed 
exports , except Special Imprest Licence , from the Development Commissioner." 


The following shall be added at the end of paragraph 10 .15 ( lv ). 


" The application for fixation of brand rate shall be filled within a period of 6 months 
from the date of last supply covered under a single contract relating to an individual 
order or project. The application for claim of drawback under brand rate shall be filed 
within a period of six months from the date of fixation of brand rate or six months from 
the date of payment whichever is later. The provision of late cut as given in paragraph 
15. 16 shall also be applicable under this sub paragraph ." 


In paragraph 11. 11 (b ), the last sub - paragraph shall be amended to read as under: 


" Such applications as in ( a ) and (b ) above with regard to exports effocted from 1st April 
1997 shall be fled in the fom given in Annexure 20B against exports proceeds realised 
on six monthly basis (1.e during April-September and October-March ) within a period of 
six months from the end of such six monthly period ." 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1] 


7 . 


The following shall be added as paragraph 11. 13: 


11. 13 (() Exporters who were recognised as Export House /Trading House /Star 

Trading House /Super Star Trading House during the period 1996 - 97 shall 
also be eligible for Special Import Licence in terms of paragraph 11. 11( a ) 
for the exports made during 1996 - 97 , provided 


a ) they have again obtained such recognition during the period 
commending from 1.4 .97 and have opted for grant of Special Import 
Licence on current licensing year basis in terms of paragraph 12 . 8, or 


b ) they have failed to obtain such recognition during the period 
commendng from 1 .4 . 97 


(II ) The benefit of Special Import Licence shall be given provided such 

exporters have not obtained Special Import Licence as an Export 
House /Trading House/ Star Trading House / Super Star Trading House for 
the exports made during 1996 - 97 . 


(III) One consolidated application of such Special Import Licence shall be filed 

by 31 December 1997 in the form given in Appendix XIV- Part B of 
Handbook of Procedures (Vol.1 ) 1996 -97. 


8 . 


In paragraph 13 .5 , the last sentence shall be amended to read as under: 


"However , Export House / Trading House /Star Trading House / Super Star Trading 
House shall also send monthly returns to FIEO In the format specified by FIEO ." 


In paragraph 14 . 2 , the first sentence shall be amended to read as follows: 


In accordance with the provisions of paragraph 14 .4 of the Policy, the 
manufacturers/ processors who have acquired the quality status of ISO 9000 Series ) 
or IS / ISO 9000 (Serles) from agencies given in Appendix 32B shall be allgible for 
the grant of Special Import Licence ( SIL ). 


10. 


The expression RALC / appearing in paragraph 15 . 10 (6 ) and (c ) shall be deleted . 


11. 


In S .No. 2 of Documents to be enclosed with the application form : of 
Appendix . 11B the expression C .As certificate shall be corrected to read as 
Chartered Accountant Certificate / Cost and Works Accountant Certificate . 


12 . 


In S .No. 3 of Documents to be enclosed with the application form : of Appendix . 11D 
the expression C .A certificate shall be corrected to read as Chartered Accountant 
Certificate / Cost and Works Accountant Certificate . 


13. 


S.No . 4 ) under Documents to be enclosed with the application form : in Appendix 
11E shall be deleted . 


[ M 1 - GUE 1 ) 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14 . 


S .No. 21 under PART -C of Appendix - 17 shall be amended to read a follows: 


" Central Excise Invoice and corresponding RT - 12 showing amount of Terminal Excise 
Duty paid or Involce duly certified by excise authorities showing the amount of 
Terminal Excise Duty pald ." 


15 . 


In S. No. 1) of A . FOR REFUND OF TERMINAL EXCISE DUTY under Documents to 
be enclosed with the application form In Appendix 17 , the words duly certified by a 
Chartered Accountant/ Cost and Works Accountant shall be deleted . 


16 . 


S .No. v ) of A , FOR REFUND OF TERMINAL EXCISE DUTY under Documents to be 
enclosed with the application form In Appendix 17 shall be amended to read as 
follows: 


" Original input stage invoices with corresponding RT -12 duly certified by excise 
authorities or Involce duly certified by excise authorities showing the Terminal 
Excise Duty pald ," 


17 . 


The following note shall be added in Appendix 17 at the end of ADDITIONAL 
DOCUMENTS REQUIRED WHEREVER BRAND RATE OF DUTY DRAWBACK IS BEING 
CLAIMED 


" Note : In case of Public Sector Undertaking, the DBK statements may be signed / 
certified by the Head of Production and Head of Anance departinent. 


18 . 


In Appendix 19 , Part -II, paragraph 8 , the column 8 & 9 shall be amended to read as 
follows : 


CIF value of all licences issued ( licensing 
yearwise ) plus 2 . 5 times of the DEPB value 
issued plus CIF value of duty free gold / silver/ 
platinum obtained from nominated agencies 
except EPCG licences , Special Import Licence 
and licences surrendered within the period of 
thelr valldity 
By the 

By Subsidiary Company 
firm 
( 8 ) 

(9 ) 


19 . 


In Appendix 19 , S.No . (III) of CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT / COST 
AND WORKS ACCOUNTANT/ COMPANY SECRETARY shall be amended to read as 
follows: 


The net forelgn exchange has been arrived at by deducting the following from the 
FOB value : (applicable for NFE criterion only ) 


CIF value of all licences issued (licensing yearwise ) plus 2 .5 times of the DEPB 
value issued plus CIF value of duty free gold /silver/ platinum obtained from 
nominated agencies both by the exporter and its Subsidiary Company except EPCG 
licences, Special Import Licence and licences surrendered within the period of 
thelr validity 


To this effect, I /We have examined and verifled all the relevant documents like 
Import licences , Bills of Entry , invoices, letters of credit etc. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTISec . 1] 


20 . 


In Appendix 20A , S.No . 4 shall be amended to read as follows: 


FOR value of payment received during 

Rs. 
April -September October -March 

against 
In Note 1 to Appendix 20B , the expression paragraph 11 . 10ʻ shall be corrected to 
read as paragraph 11. 11 . 


21 . 


In Appendix 20B , under the heading Documents to be enclosed with the 
application form , the following shall be added at S .No. 5 . 


For export of Computer Software services, the documents as prescribed in 
Appendix 20C shall be given . 


In S. No . 3.(bill) of Documents to be enclosed with the application for : of 
Appendix20C , the expression Chartered Accountant shall be corrected to read as 
Chartered Accountant Certificate /Cost and Works Accountant Certificate . 


In Appendix 20D , first paragraph of Part B shall be amended to read as : 


The CIF value of all licences issued ( licensing yearwise ) plus 2 .5 times of the DEPB 
value issued plus CIF value of duty free gold / silver / platinum obtained from 
nominated agencies both by me and my Subsidiary Company except EPCG 
licences, Special Import Licence and licences surrendered within the period of 
their validity is Rs . ___ during April - Sept / October- March 


25. 


In Appendix 200 , paragraph ( II) of CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT / 
COST AND WORKS ACCOUNTANT FOR ISSUE OF SPECIAL IMPORT LICENCE TO 
SUPER STAR TRADING HOUSE /STAR TRADING HOUSE / TRADING HOUSE / EXPORT 
HOUSE shall be amended to read as under: 


( 11 ) CIF value of all licences issued ( licensing yearwise ) plus 2 . 5 times of the 

DEPB value Issued plus CIF value of duty free gold / silver/platinum obtained 
from nominated agencies both by the the exporter and its subsidiary 
Company except EPCG Scheme licences , Special Import Licence and 
licences surrendered within the period of their validity. 


26 . 


The following shall be added at the end of Appendix 25 as Note 3: 


3 . This shall also be required wherever specifically prescribed in the Policy / 
Procedures . 


27 . 


In Appendix 27 , S .NO . 19 shall be amended to read as: 


Dy. DGFT 
634 - 636 , Belgium Tower, 
Ring Road, 
Surat- 395 003 


CONIMPEXTRA 
SURAT 


Districts of Gujrat 
(1) Surat 
( 11 ) Valsad 
(III) Dangs 


28 . in Appendix 32B , the Note shall be amended to read as under : 


Note: Please see paragraph 14.4 of the Policy and 14 .2 of this Handbook 


[ TT 1 - 


0 


1 ] 


YT 


: H 


, 


29. 


The following shall be added as S.No . 12 in Appendix 32B : 


Quality Systems Certification ( India ) PVt. Ltd . 
( Licenced Registrar under the office of AQA, USA ) 
1 - 10 -214 1* Floor, Ashok Nagar,Hyderabad 500 020 
Tel : 040 - 763 5381 
Fax : 040 - 761 2179 


30 . Paragraph 1(1) of Appendix 42 as amended by Public Notice No. 36 dated 27 .8 .97 shall 

be amanded to read as follows: 


I(1) Advance DTA sale permission In -- respect of trial production shall not 

exceed the entitlement accruable on the exports envisaged in the first year 
and such sale shall be adjusted against the subsequent entitlements . The 
Untt " shall be required to execute o bondenith the Asstt. Commissioner of 
Customs/Central Excise concerned to cover the difference between the 
amount of duties pald on the advance DTA sale and the full dutles applica 
ble on such goods. 


31 . 


Paragraph III- B of Appendix 42 as amended by Public Notice No . 36 dated 27. 8 . 97 
shall be amended to read as follows: 


III- B : Items which are freely importable under the policy may be sold in DTA Over 

and above the entidement under para 9. 9 (b ) and (c ) of the Exim Policy , as 

per paragraph 9 .9 ( e ) against paytidnt of fulf duty provided the unit has 
.. . . achiaved the stipulated export obligation and NFEP , cumulatively . 


32 . 


In Appendix 46 , the Note shall be amended to remas under: 


· Note : Pleaso goe paragraph 15 . 14 of this Handbook 


33. 


In Appendix 46 , Sh .Anil Swarup shall be added in S.No . 16 under column Name and 
Address . 


S . B . MOHAPATRA , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


2913 (G6197 


